सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 चैत्र , 193 8 ( श०) 


संख्या 450 राँची, गुरुवार , 


31 मार्च, 2 0 16 ( ई० ) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


संकल्प 

28 जनवरी , 2016 
राज्य सरकार के अधीन लोक प्रदायी सेवाओं में शपथ पत्र के प्रयोजन को युक्तिसंगत 
बनाने के संबंध में । 


विषय 


संख्या - 16/ विविध- 04- 02 /2015 -713- राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के लोक 
प्रदायी सेवाओं के लिए नागरिकों से शपथ पत्र लिये जाने की परम्परा रही है । कुछ मामलों में यद्यपि 
शपथ पत्र लेने की वैधानिक अनिवार्यता है, किन्तु कुछेक मामलों में वैधानिक अनिवार्यता नहीं होते हुए 
भी विभिन्न स्तरों पर लोक सेवाओं के परिदान से संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा शपथ पत्र की मांग की 
जाती है । 

2. शपथ पत्र नोटरी पब्लिक अथवा कार्यपालक दण्डाधिकारी के हस्ताक्षर से जारी होता है । 
यह प्रक्रिया औपनिवेशिक काल की विरासत है, जो शपथ करनेवाले नागरिकों का सत्यापन / पहचान 
करती है कि यह शपथ किसी अमुक व्यक्ति के द्वारा किया गया है । मात्र इस पहचान/ सत्यापन के लिए 
नागरिकों को न केवल आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है बल्कि उनके बहुमूल्य समय की बर्बादी होती है और 
मानसिक व शारीरिक परेशानी भी उठानी पड़ती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 31 मार्च, 2016 
3. सरकार की अधिसूचना सं0- 3423, दिनांक -16 अप्रैल , 2015 द्वारा श्रीकृष्ण लोक 
प्रशासन संस्थान को प्रशासनिक सुधार के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी की शक्ति प्रदत्त है। 
महानिदेशक, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा विभिन्न विभागों से 
समन्वय कर शपथ पत्रों के समापन एवं स्वघोषणा पत्र लागू करने के संबंध में एक प्रतिवेदन तैयार 
किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों की कुल 146 लोक प्रदायी सेवाओं में शपथ पत्र के प्रयोजन की 
वैधानिक अनिवार्यता नहीं पायी गयी है तथा मात्र 30 लोक प्रदायी सेवाओं में शपथ पत्र लिये जाने की 
वैधानिक अनिवार्यता बतायी गयी है । किन्तु प्रायः ऐसा देखा जाता है कि क्षेत्रीय कार्यालयों में लोक 
सेवाओं के परिदान के क्रम में अनावश्यक रूप से नागरिकों से शपथ पत्र की मांग की जाती है । 


4. अतः सरकार यह निर्णय लेती है कि जिन 146 लोक प्रदायी सेवाओं ( परिशिष्ट-1 ) में 
शपथ पत्र के प्रयोजन की वैधानिक अनिवार्यता नहीं है उनमें अब शपथ पत्र नहीं लिया जायेगा । किन्तु 
जिन मामलों में शपथ पत्र के स्थान पर स्वघोषणा पत्र की आवश्यकता होगी उनमें स्वघोषणा पत्र 
( परिशिष्ट -2) की मांग की जा सकती है। जिन 30 लोक प्रदायी सेवाओं ( परिशिष्ट -3) में शपथ पत्र के 
प्रयोजन की वैधानिक अनिवार्यता है, सम्बन्धित प्रशासी विभाग उक्त 30 लोक प्रदायी सेवाओं में शपथ 
पत्र की वैधानिक अनिवार्यता को समाप्त करने तथा स्वघोषणा पत्र लागू करने के संबंध में एक माह के 
अन्दर संबंधित अधिनियम /नियमों में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव गठित कर संशोधन की कार्रवाई 
करेगा। नागरिकों की सुविधा के लिए यह भी निर्णय लिया जाता है कि सभी लोक प्रदायी सेवाओं में 
आवश्यकतानुसार दस्तावेज की स्वअभिप्रमाणित प्रति समर्पित की जा सकेगी अर्थात् किसी राजपत्रित 
पदाधिकारी से दस्तावेज की प्रति को अभिप्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं होगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


रतन कुमार , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 31 मार्च, 2016 


( परिशिष्ट-1 ) 


लोक प्रदायी सेवाओं की सूची जिनमें शपथ पत्र का प्रयोजन नहीं किया जाएगा एवं आवश्यकतानुसार 
स्वघोषणा पत्र समर्पित करना होगा : 


क्र0 | प्रशासी विभाग का नाम 


प्रदायी सेवा का नाम 


शपथ पत्र की 

वैधानिक 
अनिवार्यता 
( हाँ /नहीं ) 


स्वघोषणा पत्र 
की आवश्यकता 
( हाँ /नहीं) 


नहीं 


ho 


ho 


ho 


1 | कृषि , पशुपालन एवं | उर्वरक का थोक बिक्रय 
2 सहकारिता विभाग | उर्वरक विनिर्माण 

कीटनाशी का थोक बिक्रय 
कीटनाशी का विनिर्माण 
बीज का थोक बिक्रय 
| खाद की खुदरा दुकान 
कीटनाशी की खुदरा दुकान 
बीज की खुदरा दुकान 


hoho 


ho 


ho 


ho 


| 9 | श्रम , नियोजन प्रशिक्षण | दुकान एवं प्रतिष्ठान के निबंधन 

एवं कौशल विकास प्रमाण पत्र का संशोधन 

विभाग 


अधिनियम में 
निहित प्रावधान 

के अनुसार 


नहीं 


11 


नहीं 


कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत 
मानचित्र 
अनुमोदन 
कारखाना अधिनियम के अंतर्गत 
अनुज्ञप्ति का 
नवीकरण 
कारखाना अधिनियम के 
अन्तर्गत अनुज्ञप्ति 
का संशोधन 
ठेका मजदूर (वि0 एवं उ0 ) 
अधिनियम के अन्तर्गत प्रधान 
नियोजक का निबंधन 
ठेका मजदूर (वि0 एवं | 

| 
उ0) अधिनियम के अन्तर्गत प्रधान 
नियोजक का संशोधन 


अधिनियम में 
निहित प्रावधान 

के अनुसार 
अधिनियम में 
निहित प्रावधान 

के अनुसार 
अधिनियम में 
निहित प्रावधान 

के अनुसार 
अधिनियम में 
निहित प्रावधान 

के अनुसार 
अधिनियम में 
निहित प्रावधान 

के अनुसार 


13 


la 


नहीं 


15 


16 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार , 31 मार्च, 2016 
ठेका मजदूर (वि0 एवं उ0) नहीं 
अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति का | 
नवीकरण 
ठेका मजदूर (वि0 एवं उ0 ) 

नहीं 
अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति का 
संशोधन 
बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन ___ नहीं 
एवं सेवाशर्त ) का नियमन अधिनियम 
के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति का नवीकरण 


अधिनियम में 
निहित प्रावधान 

के अनुसार 
अधिनियम में 
निहित प्रावधान 

के अनुसार 
अधिनियम में 
निहित प्रावधान 

के अनुसार 


नहीं 


| 18 | श्रम, नियोजन प्रशिक्षण | बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन 
एवं कौशल विकास 

एवं सेवाशर्त ) का नियमन अधिनियम 
विभाग 

के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति का संशोधन । 
19 

मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम 
के अन्तर्गत निबंधन का नवीकरण 


नहीं 


नहीं 


मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम 
के अन्तर्गत निबंधन का संशोधन 


नहीं 


भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार । 
(नियोजन एवं सेवाशर्तों का नियमन ) 
के अन्तर्गत निबंधन का नवीकरण 
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार 
( नियोजन एवं सेवाशर्तों का नियमन ) 
के अन्तर्गत लाभुक निबंधन 
अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर 
( नियोजन ) अधिनियम के अन्तर्गत 
स्थापना का निबंधन 
अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर 
(नियोजन ) अधिनियम के अन्तर्गत 
ठेकेदार को अनुज्ञप्ति 
अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर 
(नियोजन) अधिनियम के अन्तर्गत 
अनुज्ञप्ति का नवीकरण 


अधिनियम में 
निहित प्रावधान 

के अनुसार 
अधिनियम में 
निहित प्रावधान 

के अनुसार 
अधिनियम में 
निहित प्रावधान 

के अनुसार 
अधिनियम में 
निहित प्रावधान 

के अनुसार 
अधिनियम में 
निहित प्रावधान 

के अनुसार 
अधिनियम में 
निहित प्रावधान 

के अनुसार 
अधिनियम में 
निहित प्रावधान 

के अनुसार 
अधिनियम में 
निहित प्रावधान 

के अनुसार 


नहीं 


नहीं 


| 26 | श्रम , नियोजन प्रशिक्षण अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर 
एवं कौशल विकास | (नियोजन ) अधिनियम के अन्तर्गत 

| अनुज्ञप्ति का संशोधन 


अधिनियम में 
निहित प्रावधान 

के अनुसार 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 31 मार्च, 2016 


27 


विभाग 


अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकारों के 
कल्याण के लिए गठित योजना के 
अंतर्गत कर्मकारों का पंजीकरण एवं 
लाल / हरा परिचय पत्र निर्गत करना 
असंगठित कर्मकार निबंधन हेतु प्राप्त 
आवेदन का निष्पादन 


अधिनियम में 
निहित प्रावधान 

के अनुसार 


28 


29 


दुकान/ प्रतिष्ठान का निबंधन 


नहीं 


अधिनियम में 
निहित प्रावधान 

के अनुसार 
अधिनियम में 
निहित प्रावधान 

के अनुसार 
अधिनियम में 
निहित प्रावधान 

के अनुसार 


30 


२ । 


दाल मिल / आटा चक्की कारखाना 
अधिनियम , 1948 के अधीन 
औधोगिक प्रतिस्थान आदि की 
अनुज्ञप्ति 
ठेका मजदूर (वि0 एवं उ0 ) अधि0 के | 
अन्तर्गत ठेकेदार को अनुज्ञप्ति निर्गत 
करना 
मोटर परिवहन कर्मचारी अधि0 के । | 
अन्तर्गत निबंधन करना 


नहीं 


32 


नहीं 


अधिनियम में 
निहित प्रावधान 

के अनुसार 
अधिनियम में 
निहित प्रावधान 

के अनुसार 
अधिनियम में 
निहित प्रावधान 

के अनुसार 


33 


नहीं 


बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन 
एवं सेवा शर्तो) का नियमन अधि0 के 
अन्तर्गत अनुज्ञप्ति निर्गत करना 


नहीं । 


अधिनियम में 
निहित प्रावधान 

के अनुसार 
अधिनियम में 
निहित प्रावधान 

के अनुसार 


नहीं 


34 | श्रम , नियोजन प्रशिक्षण | भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार । 
| एवं कौशल विकास | नियोजन एवं सेवा शर्त का नियमन ) 
विभाग 

अधि0 के अन्तर्गत निबंधन करना 
35 

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार 
नियोजन एवं सेवा शर्त का नियमन ) 
अधि0 के अन्तर्गत निबंधन का 
संशोधन 
कारखाना अधिनियम , 1948 के 
तहत् कारखाना भवन के मानचित्र 
का अनुमोदन 
कारखाना अधिनियम , 1948 के 
तहत् नई अनुज्ञप्ति निर्गत करना 


36 


नहीं 


37 


अधिनियम में 
निहित प्रावधान 

के अनुसार 
अधिनियम में 
निहित प्रावधान 

के अनुसार 
अधिनियम में 
निहित प्रावधान 


38 


कारखाना अधिनियम, 1948 के 
तहत् प्राप्त शिकायत पत्रों का 


के अनुसार 


39 


योजना - सह- वित्त 

विभाग 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 31 मार्च, 2016 
निष्पादन 
| सामान्य परिस्थिति में , यथा 

नहीं 
स्थानांतरण , वार्षिक वेतन वृद्धि , 
अवकाश स्वीकृति में त्रुटिरहित 
Online आवेदन प्राप्त होने के 
उपरांत वेतन पूर्जा निर्गत करना । 


नहीं 


नहीं 


42 


नहीं 


नहीं 


| 40 | योजना- सह-वित्त | MACP / ACP प्रोन्नति की । 
विभाग 

अधिसूचना के क्रम में त्रुटिरहित 
Online आवेदन प्राप्त होने पर वेतन 
निर्धारणोंपरांत वेतन पूर्जानिर्गत 

करना 
41 

नई नियुक्ति के क्रम में PRAN NO . 
प्राप्त होने तथा अन्य प्रक्रिया पूर्ण 
करने के उपरांत त्रुटिरहित Online 
आवेदन प्राप्त होने पर वेतन पूर्जा 
निर्गत करना 
Non Class || से Class || में 
प्रोन्नति के बाद त्रुटिरहित Online 
आवेदन प्राप्त होने पर प्रथम वेतन 
पूर्जा निर्गत करना 
त्रुटिरहित Online आवेदन प्राप्त होने 
पर अवकाश आदेयता प्रमाण पत्र 
त्रुटिरहित Online आवेदन प्राप्त होने 
पर अवकाश नकदीकरण प्रमाण पत्र 
त्रुटिरहित Online आवेदन प्राप्त होने 

पर सेवा अभिलेख 
46 नगर विकास एवं आवास शहरी क्षेत्र में आवासीय भवन का 
विभाग 

नक्शा 
शहरी क्षेत्र में वाणिज्य उद्देश्य 
भवन/ अपार्टमेंट 


43 


नहीं 


44 


47 


49 


48 नगर विकास एवं आवास वाटर कनेक्शन 
विभाग 

गन्दी नाली, गली व सड़क की सफाई 
की शिकायत का निस्तार 


50 


56 


57 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार, 31 मार्च, 2016 

मृत पशुओं को निस्तार संबंधी सूचना नहीं 

| प्राप्त होने पर 
51 

होटल /रेस्टोरेंट आदि का लाईसेंस 

निर्गत करना 
52 

होटल/रेस्टोरेंट आदि के लाईसेंस का 

नवीकरण 
53 

आवारा पशुओं को पकड़ना / कुत्तों का | 

वेक्सीनेशन एवं नसबंदी 
54 

चापाकल मरम्मति 
55 

| पथ बत्ती को ठीक करना 

सामान्य प्रकृति की सफाई 
| शहरी क्षेत्र में होल्डिंग निर्धारण हेतु 

आवेदन पर निर्णय 
58 | महिला , बाल विकास इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन 
एवं सामाजिक सुरक्षा 

योजना 
59 विभाग 

| इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन 
योजना 
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन 

योजना 
61 

राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना 
__ स्वास्थ्य , चिकित्सा | मेडिकल कॉलेज से भिन्न स्थानों पर 
शिक्षा एवं परिवार 

पोस्टमार्टम रिपोर्ट निर्गत करना 
कल्याण विभाग 
स्वास्थ्य , चिकित्सा | मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम 
शिक्षा एवं परिवार 

| रिपोर्ट निर्गत करना 
___ कल्याण विभाग 

| दवा की दुकान हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत 

करना 
कार्मिक, प्रशासनिक जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना 
सुधार तथा राजभाषा 

( क्षेत्रीय कर्मचारियों की अनुशंसा के 
विभाग 

साथ आवेदन प्राप्त होने पर ) 


67 


जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना 
( आवेदन सीधे प्राप्त होने पर ) 
आवासीय प्रमाण- पत्र निर्गत करना | 
( क्षेत्रीय कर्मचारियों की अनुशंसा के 
साथ आवेदन प्राप्त होने पर ) 


68 


नहीं 


आवासीय प्रमाण - पत्र निर्गत करना 
( आवेदन सीधे प्राप्त होने पर ) 
विविध चालक अनुज्ञप्तियों का 


69 


परिवहन विभाग 


नहीं 


70 


71 


73 


74 


75 


76 


परिवहन विभाग 


77 


78 


79 


80 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 31 मार्च, 2016 
निर्गमन / नवीकरण 
चालक अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति का 
निर्गमन/ इन्डोर्समेन्ट 
चालक अनुज्ञप्ति का स्मार्ट कार्ड में 
संपरिवर्तन 
अन्तर्राष्ट्रीय चालक अनुज्ञा पत्र का 
निर्गमन 
वाहनों का अस्थायी निबंधन 
निबंधन प्रमाण पत्र की द्वितीयक 
प्रति का निर्गमन 
निबंधन प्रमाण पत्र का नवीकरण 
अनापति प्रमाण पत्र का निर्गमन 
वाहन के स्वरूप में परिवर्तन संबंधी 
मामला 
वाहनों के निबंधन का रद्दीकरण 
कर प्रतीक का निर्गमन 
वाहनों का प्रत्यर्पण 
कर माफी/ वापसी के आवेदनों का 
विस्तार 
पेट्रोल पम्प अनुज्ञप्ति का 
निर्गमन / नवीकरण 
परिवहन वाहनों का दुरूस्ती प्रमाण 
पत्र का निर्गमन / नवीकरण 
प्रत्यर्पित / दुर्घटनाग्रस्त वाहनों का 
जाँच प्रतिवेदन 
दुरूस्ती प्रमाण पत्र का द्वितीय प्रति 
का निर्गमन 
वाहन चालक प्रशिक्षण केन्द्र की 
स्वीकृति हेतु अनुज्ञप्ति निर्गमन - प्राप्त 
आवेदन को जांच कर अनुशंसा के 
साथ सक्षम प्राधिकार के पास 
उपस्थापन 
वाहन चालक प्रशिक्षण केन्द्र की 

नहीं 
स्वीकृति हेतु अनुज्ञप्ति निर्गमन - प्राप्त 
प्रस्ताव को जाँच कर निर्णय 
लेना/ अनुज्ञप्ति निर्गमन 


87 


85 


86 


| 88 | 


परिवहन विभाग 


नहीं 


निजी प्रदूषण जांच केन्द्र की स्वीकृति 
हेतु अनुज्ञप्ति निर्गमन/नवीकरण: 
प्राप्त आवेदन पर जिला परिवहन 
पदाधिकारी / मोटरयान निरीक्षक से 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार , 31 मार्च, 2016 


89 


नहीं 


जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर अनुज्ञप्ति 
निर्गमन 
वाहन दुरूस्ती जांच केन्द्र की | 
स्वीकृति हेतु अनुज्ञप्ति 
निर्गमन / नवीकरण : 
प्राप्त आवेदन पर जिला परिवहन 
पदाधिकारी / मोटरयान निरीक्षक से 
जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर अनुज्ञप्ति 
निर्गमन 
जन वितरण प्रणाली अंतर्गत दुकान 
की अनुज्ञप्ति निलंबित होने पर 
निलंबन मुक्ति / रद्द करने का निर्णय 
नये राशन कार्ड के आवेदन पर | 
निर्णय 
आरा मशीन की अनुज्ञप्ति 


90 


नहीं 


खाद्य , सार्वजनिक 
वितरण एवं उपभोक्ता 

मामले विभाग 


92 | 


वन , पर्यावरण एवं 
जलवायु परिवर्तन 

विभाग 
ऊर्जाविभाग 


93 


एल . टी . सेवा सिंगल फेज 4 किलो 
वाट तक के विद्युत संयोजन के 
आवेदन प्राप्ति पर निरीक्षण के 
नोटिस का निर्गमन 


94 


ऊर्जा विभाग 


___ नहीं 


हाँ 


एल . टी . सेवा 3 फेज 30 किलो वाट 
तक के विद्युत संयोजन के आवेदन 
प्राप्ति पर निरीक्षण के नोटिस का 


निर्गमन 


95 


96 


एल . टी . सेवा 3 फेज 30 किलो वाट | 
से ऊपर के विद्युत संयोजन के 
आवेदन प्राप्ति पर निरीक्षण के 
नोटिस का निर्गमन 
एच . टी . सेवा के विद्युत संयोजन के 
आवेदन प्राप्ति पर निरीक्षण के 
नोटिस का निर्गमन 
ई . एच. टी . सेवा के विद्युत संयोजन के 
आवेदन प्राप्ति पर निरीक्षण के 
नोटिस का निर्गमन 
एल . टी . सेवा सिंगल फेज के वितरण 


97 


98 


नहीं 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 31 मार्च, 2016 
लाईन / सर्विस लाईन / मीटर/ अन्य 
सामग्रियों के अधिष्ठापन हेतु 
निरीक्षण 
एल . टी . सेवा 3 फेज 30 किलो वाट 
तक के वितरण लाईन / सर्विस 
लाईन / मीटर / अन्य सामग्रियों के 
अधिष्ठापन हेतु निरीक्षण 


99 


नहीं 


100 


ऊर्जाविभाग 


नहीं 


नही 


102 


103 


एल .टी . सेवा 3 फेज 30 किलो वाट | 

। 
से ऊपर के वितरण लाईन/ सर्विस 
लाईन /मीटर/ अन्य सामग्रियों के 
अधिष्ठापन हेतु निरीक्षण 
एच . टी . सेवा के वितरण 
लाईन / सर्विस लाईन / मीटर / अन्य 
सामग्रियों के अधिष्ठापन हेतु 
निरीक्षण 
ई . एच. टी . सेवा के वितरण 
लाईन / सर्विस लाईन /मीटर / अन्य 
सामग्रियों के अधिष्ठापन हेतु 
निरीक्षण 
एल . टी . सेवा ( एक्सटेंशन एवं 
अपग्रेडेशन के बिना ) सिंगल फेज के 
विद्युत संयोजन शुल्क / सुरक्षित 
जमा / आवेदन शुल्क / एकरारनामा के 
निष्पादन हेतु 15 कार्य दिवसों की 
नोटिस का निर्गमन 
एल . टी . सेवा ( एक्सटेंशन एवं 
अपग्रेडेशन के बिना) 3 फेज 30 
किलो वाट तक के विद्युत संयोजन 
शुल्क / सुरक्षित जमा / आवेदन 
शुल्क / एकरारनामा के निष्पादन हेतु 
15 कार्य दिवसों की नोटिस का 
निर्गमन 


104 


नहीं 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 31 मार्च, 2016 


11 


105 


नहीं 
नहीं 


। 


हाँ 


एल . टी . सेवा ( एक्सटेंशन एवं 
अपग्रेडेशन के बिना ) 3 फेज 30 
किलो वाट से ऊपर के विद्युत 
संयोजन शुल्क/ सुरक्षित जमा / आवेदन 
शुल्क / एकरारनामा के निष्पादन हेतु 
15 कार्य दिवसों की नोटिस का 


निर्गमन 


106 


ऊर्जाविभाग 


नहीं 


107 


नहीं 


हाँ । 


एल . टी . सेवा ( एक्सटेंशन एवं 
इन्सटॉलेशन ऑफ डी / एस/ एस 
एवं / या अपग्रेडेशन के साथ )सिंगल 
फेज के विद्युत संयोजन 
शुल्क / सुरक्षित जमा / आवेदन 
शुल्क / एकरारनामा के निष्पादन हेतु 
15 कार्य दिवसों की नोटिस का 
निर्गमन 
एल . टी . सेवा ( एक्सटेंशन एवं | 
इन्सटॉलेशन ऑफ डी / एस/ एस 
एवं / या अपग्रेडेशन के साथ )3 फेज 
30 किलो वाट तक के विद्युत 
संयोजन शुल्क/ सुरक्षित जमा / आवेदन 
शुल्क / एकरारनामा के निष्पादन हेतु 
15 कार्य दिवसों की नोटिस का 
निर्गमन 
एल . टी . सेवा ( एक्सटेंशन एवं 
इन्सटॉलेशन ऑफ डी / एस/ एस 
एवं / या अपग्रेडेशन के साथ) 3 फेज 
30 किलो वाट से ऊपर के विद्युत 
संयोजन शुल्क / सुरक्षित जमा / आवेदन 
शुल्क/ एकरारनामा के निष्पादन हेतु 
15 कार्य दिवसों की नोटिस का 
निर्गमन 


108 


109 


ऊर्जा विभाग 


| एच . टी . सेवा के विद्युत संयोजन 

शुल्क / सुरक्षित जमा / आवेदन 
शुल्क/ एकरारनामा के निष्पादन हेतु 
15 कार्य दिवसों की नोटिस का 


110 


111 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 31 मार्च, 2016 
निर्गमन 
इ . एच . टी . सेवा के विद्युत संयोजन नहीं 
शुल्क / सुरक्षित जमा / आवेदन 
शुल्क / एकरारनामा के निष्पादन हेतु 
15 कार्य दिवसों की नोटिस का 
निर्गमन 
एल . टी . सेवा ( एक्सटेंशन एवं | 
अपग्रेडेशन के बिना ) सिंगल फेज का 
विद्युत संयोजन 
एल . टी . सेवा ( एक्सटेंशन एवं | 
अपग्रेडेशन के बिना ) 3 फेज 30 किलो 
वाट तक का विद्युत संयोजन 
एल . टी . सेवा ( एक्सटेंशन एवं | 
अपग्रेडेशन के बिना ) 3 फेज 30 
किलो वाट से ऊपर का विद्युत 
संयोजन 
एल . टी . सेवा ( एक्सटेंशन एवं नहीं 
इन्सटॉलेशन ऑफ डी / एस / एस 
एवं / या अपग्रेडेशन के साथ) सिंगल 
फेज का विद्युत संयोजन 


112 


113 


114 


115 


ऊर्जा विभाग 


116 


| एल . टी . सेवा ( एक्सटेंशन एवं | 
इन्सटॉलेशन ऑफ डी/ एस/ एस 
एवं / या अपग्रेडेशन के साथ) 3 फेज 
30 किलो वाट तक का विद्युत 
संयोजन 
एल .टी . सेवा ( एक्सटेंशन एवं नहीं 
इन्सटॉलेशन ऑफ डी / एस / एस 
एवं / या अपग्रेडेशन के साथ) 3 फेज 
30 किलो वाट से ऊपर का विद्युत 
संयोजन 
एच .टी .सेवा ( एक्सटेंशन के बिना ) | नहीं 
का विद्युत संयोजन , अधिष्ठापन 
प्रमाण पत्र के साथ 
एच.टी. सेवा ( एक्सटेंशन के साथ) नहीं 
का विद्युत संयोजन , यदि वितरण 
नियम के द्वारा कार्य किया जाना है 
ई . एच . टी . सेवा का विद्युत संयोजन ___ नहीं 
गलत विद्युत विपत्र में सुधार - यदि नहीं 


119 


120 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 31 मार्च, 2016 


13 


| कोई नई सूचना की आवश्यकता नहीं 


हो 


121 


गलत विद्युत विपत्र में सुधार - यदि 
अतिरिक्त सूचना या मीटर आदि 
जाँच की आवश्यकता हो 
सामान्य फ्यूज मरम्मति - शहरी 
क्षेत्रों के लिए 


122 


123 


ऊर्जाविभाग 


नहीं 


124 


सामान्य फ्यूज मरम्मति - ग्रामीण 
क्षेत्रों के लिए 
लाईन / केबल ब्रेक डाउन- शहरी क्षेत्रों | 
के लिए 
लाईन / केबल ब्रेक डाउन - ग्रामीण 
क्षेत्रों के लिए 


125 


126 


कल्याण विभाग 


नहीं 


स्वअभिप्रमाणन 


127 


समाहरणालय 


ho 


128 


ho 


129 


ho 


130 


ho 


131 


ho 


132 


ho 


सभी कार्यालयों , विद्यालयों , 
प्रशिक्षणों, योजनाओं आदि के संदर्भ 
में आवेदन 
प्राप्ति हेतु 
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र 
आश्रित प्रमाण पत्र 
स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र 
प्रतिहस्ताक्षर 
विवाह स्थल का अनापत्ति प्रमाण 
पत्र 
चरित्र प्रमाण पत्र (मिडिया से | 
सम्बन्धित ) 
भविष्य निधि अग्रिम 
भविष्य निधि अंतिम भुगतान 
चिकित्सा प्रतिपूर्ति 
पार पत्र हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र 
अंतर जिला सीमानांतरण 
अनुकम्पा नियुक्ति 
परिवाद पत्र पर शपथ 
नये राशन कार्ड का आवेदन 
द्वितीय और परिवर्तित राशन कार्ड 


133 


ho 


134 


ho 


135 


ho 


136 


ho 


137 


ho 


138 


ho 


139 


ho 


140 


ho 


141 


नहीं 


hd 


14 


142 


143 


144 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 31 मार्च, 2016 
राशन कार्ड में नाम में संशोधन 

नहीं 
ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र 

नहीं 
कृषि से आय का प्रमाण पत्र 
विवाह पंजीकरण (हिंदू विवाह 
अधिनियम) 
विशेष विवाह अधिनियम के तहत नहीं 
विवाह 
का पंजीकरण 


145 


146 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 31 मार्च, 2016 


15 


( परिशिष्ट -2 ) 


. . . . . . 


. . . . . . . . . . 


. . . . . 


. . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . 


. . . . 


. . . . . . . . . . । 


. 


. . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . 


. . . . . . . . . . 


. . . . . 


. . . . 


. . . . . . 


. . 


स्वघोषणा पत्र का प्रारूप 
सेवा के लिए इच्छुकों द्वारा आवेदन पत्र के अंत में एतद्धीन दिया गया लिखित घोषणा पत्र 
सम्मिलित किया जायेगा : 
मैं ............ 

. ............... पुत्र / पुत्री 

............... उम्र 
................. वर्ष .................................. निवासी .............................. जिला , झारखण्ड 
एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपर्युक्त दी गयी जानकारी और संलग्न कागजात मेरी सर्वोत्तम 
जानकारी एवं विश्वास में सही है तथा मेरे द्वारा इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैं इस तथ्य 
से भली भाँति अवगत हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी मिथ्या / गलत साबित होती है तो मैं 
नियमानुसार दंड का सामना करूँगा तथा एतद् संबंधी मुझे प्रदत्त सभी सुविधाएँ तत्काल वापस ले ली 
जाएँगी । 


IIIIIIIIIIIIIIIIII 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


आवेदक / आवेदिका का हस्ताक्षर 
पिता/ पति का नाम ... 
पूर्ण पता .............. 

सम्पर्क संख्या ( यदि कोई हो तो )....... 


. 


. 


. 


. 


16 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार , 31 मार्च, 2016 


( परिशिष्ट - 3 ) 


लोक प्रदायी सेवाओं की सूची जिनमें शपथ पत्र का प्रयोजन होगा तथा आवश्यकतानुसार स्वघोषणा 
पत्र समर्पित करना होगा - 


प्रदायी सेवा का नाम 


क्र० प्रशासी विभाग का 

नाम 


शपथ पत्र की वैधानिक 

अनिवार्यता 
( हाँ / नहीं ) 


स्वघोषणा पत्र की 

आवश्यकता 
( हाँ /नहीं ) 

नहीं 
नहीं 


भवन निर्माण विभाग | संवेदक निबंधन 
राँची। 

निविदा ( रू0 2. 50 करोड़ तक ) 
निविदा ( रू0 2.50 करोड़ से 


ऊपर ) 


4 


वाणिज्य - कर -विभाग 


नहीं 


| VAT Registration Non - 
sensitive Goods 
VAT Registration Sensitive 
Goods 
VAT Refund 


नहीं 


नहीं 


7 


Electricity Duty 


नहीं 


नहीं 


Hotel Luxury Tax 
Entertainment Tax 


नहीं 


नहीं 


11 


नहीं 


नहीं 


नहीं 


नहीं 


10 

Advertisement Tax 
वाणिज्य - कर -विभाग 

CentralSales Tax 
12 

Professional Tax 
13 | नगर विकास एवं आवास | जन्म प्रमाण पत्र 

विभाग 
14 

मृत्यु प्रमाण पत्र 
15 | महिला, बाल विकास | राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना 

एवं सामाजिक सुरक्षा 

_ विभाग 
| 16 | खाद्य , सार्वजनिक | जन वितरण प्रणाली अंतर्गत 

वितरण एवं उपभोक्ता | दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत करना 

मामले विभाग 
17 

| ईट भट्ठा की अनुज्ञप्ति निर्गत करना 

ईट भट्ठा की अनुज्ञप्ति निलंबित 
खान एवं भू - तत्व विभाग 

होने पर रद्द करने / निलंबन मुक्ति 
पर निर्णय 
क्रशर चलाने की अनुज्ञप्ति (गिट्टी 
बनाने की अनुज्ञप्ति ) 


नहीं 


नहीं 


18 


नहीं 


नहीं 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 31 मार्च, 2016 


हा 


नहीं 


ऊर्जाविभाग 


नहीं 


नहीं 


समाहरणालय 


hchchehehd 


नहीं 


एच . टी ./ई. एच. टी . विद्युत संयोजन 
हेतु Proprietary Firm होने की 
स्थिति में Firm के Sole 
Proprietor होने से संबंधित 
शपथ पत्र 
मृत्यु का विलम्ब से पंजीकरण 
( ग्रामीण क्षेत्र ) 
जन्म का विलम्ब से पंजीकरण 
( ग्रामीण क्षेत्र ) 
जन्म प्रमाण पत्र ( ग्रामीण क्षेत्र ) 
जन्म प्रमाण पत्र में संशोधन 
( ग्रामीण क्षेत्र ) 
मृत्यु प्रमाण पत्र में संशोधन 
( ग्रामीण क्षेत्र ) 
दाखिल खारिज वादों का 
निष्पादन - आपत्ति रहित वाद 
दाखिल खारिज वादों का 
निष्पादन - वाद, जिसमें आपत्ति 
दाखिल की गयी हो 
दाखिल खारिज वादों का 
निष्पादन - अंतिम आदेश की 
| तिथि के प्रभाव से संशोधन पर्ची 
का निर्गमन 


नहीं 


नहीं 


hd 


hd 


नहीं 


hd 


नहीं 


राजस्व , निबंधन एवं 
भूमि सुधार विभाग 


नहीं 


भूमि धारण (पोजेशन ) प्रमाण 
पत्र : 
लैंड पोजेशन , सर्टिफिकेट का 
निर्गमन 
आय प्रमाण - पत्र निर्गत करना 


30 


नहीं 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 450 - 50 | 


